सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 362 राँची, गुरुवार, 


25 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 


संकल्प 
15 अप्रैल, 2019 


, 


संख्या -5 / आरोप - 1-217 / 2014-1763 ( HRMS )-- श्री फिलबियूस बारला, झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक -703/ 03, 
गृह जिला- हजारीबाग ), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी , चतरा के विरूद्ध उपायुक्त , चतरा के 
पत्रांक- 1774/ गो ०, दिनांक 12.12.2009 एवं पत्रांक -215/ गो ०, दिनांक 24.02.2010 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप 
गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसके आधार पर इनके विरूद्ध विभाग स्तर से प्रपत्र- क का पुनर्गठन किया 
गया , जिसमें श्री बारला के विरूद्ध कुल -15 आरोप प्रतिवेदित है । 

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2874, दिनांक -31.05.2011 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर उक्त स्पष्टीकरण के विरूद्ध माननीय उच्च 
न्यायालय , झारखण्ड में याचिका W.P.( S) No. 4991/2011 दायर की गयी । 

श्री बारला के विरूद्ध प्रपत्र- क में गठित आरोपों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3882, दिनांक 
29.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -521 , दिनांक 30.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध 
कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध प्रपत्र- क में प्रतिवेदित 15 आरोपों में से 
आरोप सं०-1, 4, 8, 9 , 10, 11 एवं 12 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अप्रैल , 2019 
श्री बारला के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव- बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन 
के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2016 के नियम -14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से इनकी दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड प्रस्तावित 
किया गया । 

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8195, दिनांक 02.11.2018 द्वारा श्री बारला से द्वितीय 
कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री बारला के पत्रांक -1 / अ ०, दिनांक 30.11.2018 द्वारा 
द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया । 

श्री बारला से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , विभागीय संकल्प 
सं०-447( HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोक का दण्ड 
अधिरोपित किया गया । 
उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री बारला के पत्रांक -01 , दिनांक 15.02.2019 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया 
गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड के पत्रांक-2701115 , दिनांक 22.02.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध 
कराया गया । 

श्री बारला द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि उनके द्वारा 
कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है बल्कि वही बातें उल्लेखित की गई है, जो उनके द्वारा द्वितीय 
कारण पृच्छा में उल्लेखित की गयी थी । 
अतः समीक्षोपरांत, श्री फिलबियूस बारला , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक-703/03, 

गृह 

जिला- हजारीबाग), 
तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए श्री बारला के 
विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -14(vi) के तहत 
संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड को यथावत् रखा जाता है। 


Decision of the Competent authority 


1 


3 


Sr No. | Employee Name 
G.P.E. No. 

2 
PHILBIUS 
BARLA 
BHR /BAS /3245 


श्री फिलबियूस बारला, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला 
हजारीबाग), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा द्वारा समर्पित 
अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए श्री बारला के विरूद्ध झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के 
नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड 
को यथावत् रखा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार 

खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 362 -- 50 


